PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., SEPT . 6 , 2011 (BHDR . 15 , 1933 SAKA) 


1035 


. 


सिंचाई विभाग 

घोषणा 

दिनांक 30 अगस्त , 2011 
क्रमांक 10099/268 डब्ल्यू पी ०.-- क्योंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत है कि नीचेलिखी गई विनिर्दिष्ट भूमि जो कि सरकार 
को सार्वजनिक खर्च पर , हसनपुर सब माईनर के विस्तार हेतु बुर्जी नं 0 16500 से 21840 तक अधिगृहित की जानी है । इसमें ग्राम अलेवा से 
हसनपुर , तहसील व जिला जीन्द की भूमि ली जानी अपेक्षित है । जिसकी अधिसूचना धारा 4 के तहत हरियाणा सरकार के राजपत्र क्रमांक 
2734/268 डब्ल्यू ० पी ०, दिनांक 8 मार्च, 2011 को प्रकाशित हो चुकी है । 

एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि नीचेदिए गए विवरणानुसार स्थान उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 6 की व्यवस्था के अधीन उन सभी को सूचनार्थ घोषित किया जाता है, जो इससे 
सम्बन्धित हैं । 

भूमि के नक्शे तथा अन्य विवरण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण कलैक्टर , जीन्द तथा कार्यकारी अभियन्ता, पूण्डरी जल 
सेवाएं मण्डल, कैथल के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को देखे जा सकते हैं । 

विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


गांव 


क्षेत्रफल 


खसरा नम्बर 


हदबस्त 
नं ० 


एकड़ में 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


जीन्द 


अलेवा 


86 


1.81 


238 11मिन(0-8), 20मिन (0-8), 21मिन( 0-8 ) 
239 15 मिन(0-8), 16/1मिन(0-8), 25मिन ( 0-8 ) 
240 5मिन( 0-8 ), 6मिन( 0-8), 15मिन(0-8 ), 16मिन(0-8 ), 

25मिन( 0-6) 
241 1मिन( 0-8), 10मिन(0-8), 11मिन(0-8), 20मिन (0-8 ), 

21मिन (0-10 ) 
277 1मिन (0-12), 10मिन( 0-12), 12मिन ( 0-12), 

19मिन ( 0-12), 23मिन(0-12) 
278 उमिन(0-10), 8मिन( 0-8 ), 13मिन(0-8), 18मिन(0-8), 

23/1 मिन (0-8 ) 
300 3मिन( 0-6), 8मिन(0-8 ), 13मिन (0-8 ), 18/1मिन (0-4 ), 

18/ 2मिन(0-4), 23मिन ( 0-8) 
301 3/1मिन(0-3), 3/2मिन( 0-2 ), 8मिन(0-8 ), 13मिन( 0-8) 

गैर मुमकिन 373/1मिन(0-1), 385मिन( 0-4 ) 
9 25मिन(0-2) 
10 21 सालम( 0-1 ) 
11 1मिन ( 0-8), 10मिन( 0-8 ), 11मिन ( 0-9 ) , 

19/1मिन (0-9), 19/ 2मिन (0-1), 22मिन(0-9) 
21 3मिन( 0-8 ), 8मिन (0-8 ), 13मिन(0-8 ), 18मिन(0-8 ), 

23मिन ( 0-8 ) 
22 उमिन ( 0-7), 9मिन(0-8), 12मिन ( 0-8), 18मिन(0-8), 

23मिन( 0-8 ) 
33 2मिन( 0-3), मिन(0-10 ), 12मिन (0-8 ) 

गैर मुमकिन 78मिन(0-1), 70मिन(0-4) 


. 


जीन्द 


जीन्द 


हसनपुर 


83 


0.92 


कुल : 


2.73 


राज्यपाल हरियाणा के आदेशानुसार । 


अरुण कुमार मलिक, 

अधीक्षक अभियन्ता, 
भाखड़ा जल सेवाएं परिमण्डल , कैथल । 


--- 


1036 


HARYANA GOVT. GAZ ., SEPT. 6 , 2011 (BHDR . 15 , 1933 SAKA ) 


[ PARTI 


IRRIGATION DEPARTMENT 


Declaration 


19768 


The 30th August , 2011 
No. 10099/268-WP. — Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land specified below is needed by 
the Government, at public expenses, for a public purpose , namely , for " the Extension of Hassanpur Sub -minor from 
RD 16500 to 21840 in villages namely Alewa and Hassanpur, tehsil and district Jind .” 

This notification under Section 4 has been issued and published vide Haryana GovernmentGazette (Extraordinary) 
Notification No. 2734 /268-WP, dated 8th March , 2011 . 

It is hereby notified that the land in locality described below is needed for the above purpose. This declaration 
is made under the provisions of Section 6 of Land Acquisition Act, 1894, for the information of all to whom it may 


concern . 


The plans of land and all other details can be inspected in the office of District Revenue Officer-cum -Land 
Acquisition Collector, Jind and the Executive Engineer, Pundri Water Services Division , Kaithal on any working day . 

Specifications 


District 


Tehsil 


Village 


Khasra No. 


Hadbast 
No. 


Area in 
Acres 


2 


3 


4 


5 


6 


Jind 


Jind 


Alewa 


86 


1.81 


238 11Min (0-8 ), 20Min (0-8 ), 2 1Min (0-8 ) 
239 15Min (0-8 ), 16 / 1Min (0-8 ), 25Min (0-8 ) 
240 5Min (0-8 ) ,6Min (0-8 ), 15Min (0-8 ), 

16Min (0-8 ), 25Min (0-6 ) 
241 IMin (0-8 ) , 10Min ( 0-8 ), 11Min (0-8 ) , 

20Min (0-8 ), 21Min (0-10 ) 
277 IMin (0-12), 10Min (0-12 ), 12Min (0-12 ), 

19Min (0-12 ), 23Min (0-12 ) 
278 3 Min ( 0-10 ) , 8Min (0-8 ), 13Min (0-8) , 

18Min (0-8 ), 23/1Min (0-8 ) 
300 3Min ( 0-6 ), 8Min (0-8 ) , 13Min (0-8 ) , 

18 /1Min (0-4 ), 18 /2Min (0-4 ), 23Min ( 0-8 ) 
301 3/1Min (0-3 ), 3/2 Min (0-2 ), 8Min (0-8 ) , 

13Min (0-8 ) 
Gair Mumkin 373/1Min (0-1), 385Min (0-4 ) 
9 25Min (0-2 ) 
10 21Salam (0-1 ) 
11 1Min ( 0-8 ), 10Min (0-8 ) , 11Min (0-9 ) , 

19/1Min (0-9) , 19/2 Min (0-1), 22Min (0-9) 
21 3Min (0-8 ), 8Min (0-8 ) , 13Min ( 0-8 ) , 

18Min ( 0-8 ) , 23Min ( 0-8 ) 
22 3Min (0-7 ) , 9Min ( 0-8 ) , 12 Min (0-8 ) , 

18Min ( 0-8 ), 23Min ( 0-8 ) 
33 2Min ( 0-3 ), 9Min (0-10 ), 12Min (0-8 )) 

Gair Mumkin 78 Min ( 0-1) , 70Min (0-4 ) 


Jind 


Jind 


Hassanpur 


83 


0.92 


Total : 


2.73 


By order ofGovernor of Haryana . 


ARUN KUMAR MALIK , 


Superintending Engineer, 
Bhakra Water Services Circle , Kaithal. 


48941 - C.S. - H.G.P ., Chd . 


: 


